. . 


. 


. 


ASH 


ima 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

10 चैत्र 1936 ( श० ) 
संख्या 143 राँची ,सोमवार 

31 मार्च, 2014 ( ई०) 
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


- - - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
31 मार्च, 2014 


संख्या -1/ पी0 - 103/08 का .- 3137--विभागीय अधिसूचना संख्या -2276, दिनांक 4 मार्च, 2014 
जिसके द्वारा श्री आशीष सिंहमार, भा. प्र.से . ( H. P.- 2008 ) को अभियान निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण 
स्वास्थ्य मिशन (एन0आर0एच0एम0), झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया गया 
था , को संशोधित करते हुए अगले आदेश तक श्री आशीष सिंहमार, भा.प्र. से. को राज्य परियोजना 
निदेशक , झारखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 31 मार्च, 2014 
___ 2. श्री सिंहमार अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ अभियान निदेशक , राष्ट्रीय ग्रामीण 
स्वास्थ्य मिशन (एन0आर0एच0एम0), झारखण्ड, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


चन्द्र भूषण प्रसाद , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गज़ट ( असाधारण ) 143 - 50 | 


